रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 23 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 4 ] 
No. 4 ] 


सत्यमेव जयते 

का 


REGISTERED No. DL— ( N ) 04 / 0007 / 2003-23 


सी . जी . डी . एल . सा . - 28012023-243271 


- 


CG - DL - W - 28012023-243271 


नई दिल्ली , शनिवार , जनवरी 28 – फरवरी 3 , 2023 ( माघ 8 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , JANUARY 28— FEBRUARY 3 , 2023 ( MAGHA 8 , 1944 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


1-432 GI / 2022 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


भाग I– खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 


[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


राज्य सभा सचिवालय 

नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 19 दिसम्बर 2022 

सं . आरएस .42 / 1 / 22 / 165 - कार्मिक अनुभाग- आरएसएस - माननीय सभापति ने सुश्री गरिमा जैन , आईआरएस ( 1996 ) , सीबीडीटी 
कार्यालय में आयकर आयुक्त को 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , प्रतिनियुक्ति आधार पर राज्य सभा 
सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 20 दिसम्बर 2022 

सं . एलएएफईएएस - पीएस 13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 166- कार्मिक अनु . - श्री जयन्त कुमार मल्लिक , जिन्हें पूर्व में राज्य 
सभा सचिवालय में दिनांक 28 सितम्बर , 2022 की अधिसूचना सं . एलएएफईएएस - पीएस 13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 126 - कार्मिक अनु . - आरएसएस 
के माध्यम से प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 28 सितंबर , 2022 से निदेशक के ग्रेड में 
नियुक्त किया गया था , को 17 दिसम्बर , 2022 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति के स्थान पर समायोजित किया 
जाता है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


( 91 ) 


- 


भारत का राजपत्र , जनवरी 28 , 2023 ( माघ 8 , 1944 ) 

[ भाग I— खण्ड 2 

सं . एलएएफईएएस - पीएस 13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 167- कार्मिक अनु . आरएसएस – माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में 
अपर निदेशक के ग्रेड में कार्यरत श्री गिरिजा शंकर प्रसाद को 17 दिसम्बर , 2022 के पूर्वाहन से और आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के 
लेवल -13 में नियमों के अधीन यथा गृहीत सामान्य भत्तों के साथ प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए इस सचिवालय में निदेशक के ग्रेड में नियुक्त किया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


92 


सं . एलएएफईएएस - पीएस 13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 168 - कार्मिक अनु . आरएसएस – श्री उज्ज्वल कुमार , जिन्हें पूर्व में राज्य सभा 
सचिवालय में दिनांक 11 फरवरी , 2022 की अधिसूचना सं . एलएएफईएएस - पीएस 13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 18 - कार्मिक अनु . आरएसएस के 
माध्यम से प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 11 फरवरी , 2022 से उप सचिव के ग्रेड में 
नियुक्त किया गया था , को 17 दिसम्बर , 2022 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रक्त के स्थान पर प्रोफार्मा आधार 
पर समायोजित किया जाता है । 


के . सुधाकरन , 


निदेशक 


सं . 

एलएएफईएएस - पीएस 13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 169 - कार्मिक अनु . - आरएसएस – माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में 
अवर सचिव के ग्रेड में कार्यरत श्री अनुराग रंजन को 17 दिसम्बर , 2022 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -12 में 
नियमों के अधीन यथा गृहीत सामान्य भत्तों के साथ प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रुप से कार्य करने के लिए 
इस सचिवालय में उप सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . एलएएफईएएस - पीएस 13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 170 - कार्मिक अनु . आरएसएस - राज्य सभा के माननीय सभापति ने विधायी / 
समिति / नयाचार / अधिशासी अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत श्रीमती सीमा खुराना को 23 नवम्बर , 2022 से और आगामी आदेशों तक करियर 
प्रोन्नति योजना के तहत वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल -11 में चौथा वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है । 


2. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन दिनांक 14 अगस्त , 2020 के आर एंड सी एस आदेश संख्या 4/2020 में यथा विनिर्दिष्ट करियर प्रोन्नति 
योजना के उपबंधों द्वारा शासित होगा । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 22 दिसम्बर 2022 

सं . आरएस- 3 / 7 / 2022 / 172 - कार्मिक – राज्य सभा के माननीय सभापति राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त निदेशक ( संपा . और अनु . ) 
श्री राजीव कुमार को राज्य सभा सचिवालय में दिनांक 17 दिसम्बर 2022 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -13 में 
नियमों के तहत यथाग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक ( संपा . और अनु . ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 


के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . आरएस . 3 / 7 / 2022 / 173 - कार्मिक– डा . राजेन्द्र कुमार , जिन्हें पूर्व में दिनांक 15 मई 2019 की अधिसूचना सं . आरएस 
3 / 7 / 2019 / 26 - कार्मिक के द्वारा राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त निदेशक ( संपा . और अनु . ) के ग्रेड में स्व स्थाने आधार पर नियुक्त किया गया 
था , को दिनांक 17 दिसम्बर 2022 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति के एवज में समायोजित किया जाता है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


भाग I– खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 28 , 2023 ( माघ 8 , 1944 ) 

दिनांक 10 जनवरी 2023 

सं . आरएस / 15 / 1 / 1 / 2022 / 4 - कार्मिक – सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 19 ( 1 ) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने 
राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव ( सम्पादन और अनुवाद ) श्री संजय कुमार खुर्सिजा को 9 जनवरी , 2023 से तथा अगले आदेशों तक इस 
सचिवालय में अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है । 

अनुभाग - आरएसएस को 

के . सुधाकरन , निदेशक 


2. दिनांक 27 अक्तूबर , 2021 की अधिसूचना सं . एलएएफईएएस - पीएस 25011 ( 11 ) 1 / 2021 / 120 - कार्मिक 
अधिक्रमित किया जाता है । 


दिनांक 16 जनवरी 2023 

सं . आरएस . 42 / 1 / 2022 / 5 - कार्मिक– दिनांक 19 दिसम्बर 2022 की अधिसूचना संख्या आरएस 42/1/22/165 - कार्मिक अनुभाग 
आरएसएस के अनुसरण में , सुश्री गरिमा जैन , आईआरएस ( आईटी : 1996 ) , आयकर आयुक्त ( आईटीए ) , केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ब्यूरो का कार्यालय , 
भारत सरकार ने दिनांक 16 जनवरी 2023 के पूर्वाह्न से राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 


नई दिल्ली . दिनांक 19 दिसम्बर 2022 


, 


93 


सं . 85 : ( फा.सं. ए -19011 / 24 / 2019 - प्रशा . I ) – भारतीय राजस्व सेवा ( आईटी ) की अधिकारी , सुश्री निधि शर्मा , जो राजस्व विभाग 
में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) में सी . आई.टी. ( सतर्कता ) के पद पर तैनात थीं , सीसीएस ( पेंशन ) नियमावली , 2021 के नियम 43 
{ सीएसएस ( पेंशन ) नियमावली , 1972 के पूर्व नियम 48 ( 1 ) और 48 ( ए ) } के तहत दिनांक 15.12.2022 ( अपराह्न ) को स्वैच्छिक रूप से 
सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गईं हैं । 


संदीप गहलोत , अवर सचिव 


दिनांक 2 जनवरी 2023 

सं . 01 : ( फा.सं.ए -38014 / 06 / 2022 - प्रशा . ) — अधिवर्षिता की आयु होने पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी , श्री मुकेश कुमार 
गर्ग , जो राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात थे , दिनांक 31.12.2022 ( अपराह्न ) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 
संदीप गहलोत , अवर सचिव 


दिनांक 11 जनवरी 2023 

सं . 2 : फा.सं.ए -12026 / 01 / 2021- प्रशा . I– भारत के राष्ट्रपति , श्री आलोक कुमार , आईआरएस ( सी एंडआई . टी .: 2006 ) की दिनांक 
15.06.2022 ( पूर्वाह्न ) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड , 
राजस्व विभाग , वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक ( सेवा कर ) के पद पर नियुक्ति करते हैं । 


संदीप गहलोत , अवर सचिव 


सं . 3 : फा.सं.ए -12026 / 01 / 2021 - प्रशा . — भारत के राष्ट्रपति , श्री राघवेंद्र पाल सिंह , आईआरएस ( सी एंडआई . टी . : 2008 ) की 
दिनांक 21.06.2022 ( पूर्वाह्न ) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा 
शुल्क बोर्ड ( सीबीआईसी ) , राजस्व विभाग , वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक ( सीएक्स - I ) के पद पर नियुक्ति करते हैं । 

संदीप गहलोत , अवर सचिव 


94 


भारत का राजपत्र , जनवरी 28 , 2023 ( माघ 8 , 1944 ) 


- 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 
नई दिल्ली -110003 , दिनांक 3 नवम्बर 2022 

सं . 18012/03/2021 आईएफएस- II– समय - समय पर संशोधित भारतीय वन सेवा ( परिवीक्षा ) नियम , 1968 के नियम 3 ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार 2005 बैच के निम्नलिखित सत्ताईस ( 27 ) आरआर आईएफएस अधिकारियों को उनके 
आईएफएस में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल पूरे करने की तारीख से , भारतीय वन सेवा में निम्नानुसार स्थायी करती है । 

क्र.सं. 

परिवीक्षार्थियों के नाम ( श्री / सुश्री / श्रीमती ) 

1 

अमित वर्मा 

2 

अनूप के आर 

3 

चंदा राम मीना 

4 

ई विक्रम 

5 

जॉर्जी पी . माथाचेन 

6 

के गीतांजलि 

7 

के . प्रदीपा 

8 

के . ससि कुमार 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


के . टी . हनुमानथप्पा 

ख्याति माथुर 


कृष्णा देव प्रसाद साहू 

एम . योगजयानंद 

मनीष मित्तल 

नेहा वर्मा 

पवन कुमार अग्रहरी 

प्रदीप सिंह 


आर . पद्मावती 

एस दिनेश कन्नन 


एस जगदीसन 

एस वेंकटचलम 


संदीप कुमार 

सरिता कुमारी 

सुनील पंवार 

सुरभि राय 


[ भाग I— खण्ड 2 


सुवाशीष दास 

वी.एस. 
.एस . सेंथिल कुमार 
विशाल चौहान 


2. स्थानीयकरण इस शर्त के अधीन है कि किसी भी स्तर पर , यह पाया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण 
पत्र / दस्तावेज / शंसा पत्र / चरित्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट / पुलिस सत्यापन रिपोर्ट ( पीवीआर ) इत्यादि जो उनकी पात्रता से संबंधित हैं , नियमानुसार 
नहीं है , तो उस अधिकारी के सेवा में स्थायीकरण को प्रासंगिक नियमों के तहत किसी दंडात्मक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना तुरंत रद्द कर दिया 
जाएगा । 

महेंद्र यादव , अवर सचिव 


दिनांक 23 नवम्बर 2022 

सं . 24012 / 01 / 2021 - आईएफएस- II– राष्ट्रपति द्वारा श्री अमित जैन , आईएफएस , मध्य प्रदेश संवर्ग में , 2019 बैच द्वारा सीएसई , 
2020 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप , भारतीय वन सेवा से दिनांक 25.12.2020 
( अपराह्न ) से दिए गए तकनीकी इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है । 

महेंद्र यादव , अवर सचिव 


भाग I– खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 28 , 2023 ( माघ 8 , 1944 ) 


आयुष मंत्रालय 

नई दिल्ली- 110023 , दिनांक 20 दिसम्बर 2022 

सं . ए . 12011/2/2022 - ई -1 - संघ लोक सेवा आयोग की दिनांक 22.03.2022 के पत्र सं . एफ . 1/151 ( 71 ) /2019-आर./एसपीसी- ।। 
के तहत संस्तुतियों के फलस्वरूप , राष्ट्रपति , निम्नलिखित अभ्यर्थियों को आयुष मंत्रालय में उनके सामने दी गई तिथियों से 7 वें केंद्रीय वेतन 
आयोग के अनुसार संशोधित पे - मैट्रिक्स के पे - लेवल -10 ( 5400 रुपए के ग्रेड - पे के साथ 15600-39100 रुपए ( पीबी - 3 ) के संशोधन - पूर्व 
वेतनमान ) में और नियमों के तहत ग्राह्य एनपीए और अन्य भत्तों सहित चिकित्सा अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी ( होम्योपैथी ) ( समूह ' क ' , 
राजपत्रित ) के पद पर नियुक्त करते हैं : 

— 

क्र.सं. 

यूपीएससी क्रमांक संख्या 

1 . 

4894 

2 . 

2734 


अभ्यर्थी का नाम 
हर्षित गर्ग 

सुष्मिता कुमारी 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 17 जनवरी 2023 


95 


समुदाय 
सामान्य 

ओबीसी 


दिनांक 31 दिसम्बर 2022 

सं . ए . 19012 / 3 / 2020- ई- II — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप , श्री दलीप कुमार ( केंद्रीय सचिवालय सेवा ) , जो 
वर्तमान में आयुष मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं , 31 दिसंबर , 2022 ( अपराह्न ) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

अब्दुल सादिक खान , अवर सचिव 


शिक्षा मंत्रालय 
( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 


पदभार ग्रहण की तिथि 
02.11.2022 ( पूर्वाह्न ) 

04.11.2022 ( पूर्वाह्न ) 

अब्दुल सादिक खान , अवर सचिव 


सं . 4-1 / 2021 - विस्तार – सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के परिणामस्वरूप , कृषि , पशुपालन , डेयरी विकास और मत्स्य पालन 
विभाग , महाराष्ट्र सरकार , मंत्रालय , मुंबई के कृषि विकास अधिकारी , श्री खालीकर श्रीपाद माणिकराव की वेतन मैट्रिक्स में 11 वें स्तर 
( 67,700 – 2,08,700 रुपये ) के वेतनमान में विस्तार निदेशालय , कृषि एवं किसान कल्याण विभाग , कृषि किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त 
निदेशक ( विस्तार ) , जीसीएस , समूह ' क ' राजपत्रित , अननुसचिवीय के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 09.10.2022 ( पूर्वाह्न ) से दो 
साल के लिए या अगले आदेश तक , जो भी पहले हो , बढाया जाता है । उनकी प्रतिनियुक्ति की अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी । 

डी . पोन्नी , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 28 मार्च 2022 

सं . एफ . 15-3197 / 2021 ई -1 - वर्तमान में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत सुश्री रितु सेन , आईएएस 
( सीजी : 2003 ) को डीओपीटी के पत्र सं . 33/04/2022 - ईओ ( एसएम -1 ) दिनांक 24.03.2022 के द्वारा खेल विभाग के तहत राष्ट्रीय डोपिंग 
रोधी एजेंसी ( एनएडीए ) के सीईओ / डीजी के रूप में नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 28.03.2022 ( पूर्वाह्न ) से कार्यमुक्त किया जाता है 
ताकि वे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ( एनएडीए ) में अपना नया कार्यभार ग्रहण कर सके । 

रत्नेश कुमार गुप्ता , अवर सचिव 


दिनांक 26 अप्रैल 2022 

, 

सं . ए -32011 / 01 / 2022 - ई . – राष्ट्रपति , सुश्री अनु जैन , आई . ई . एस ( 2012 ) को , फाइल संख्या 13016 / 1 / 2020 - आईईएस ( पं.- I ) से 
जारी किए गए आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 11.04.2022 के आदेश संख्या पी -2 / 2022 के तहत वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 में भारतीय 
आर्थिक सेवा ( आईईएस ) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( जेएजी ) के पद पर उनकी नियमित पदोन्नति और दिनांक 20.04.2022 ( पूर्वा . ) को कार्यभार 
ग्रहण करने के परिणामस्वरूप , 20 अप्रैल 2022 ( पूर्वाह्न ) से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग , शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के रूप में 
नियुक्त करते हैं । 

रत्नेश कुमार गुप्ता , अवर सचिव 


96 


दिनांक 29 अप्रैल 2022 

सं . एफ.15-3004 / 2018 - ई . I— कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07-04-2022 के का.ज्ञा . संख्या 4 / 17 / 2018 - ईओ ( एमएम- I ) 
के तहत पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु समयपूर्व अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार किए जाने और 47 वें 
एपीपीपीए पाठ्यक्रम ( 2021-22 ) एपीपीए पूरा करने पर दिनांक 29/04/2022 के आदेश के तहत आईआईपीए , नई दिल्ली से कार्यमुक्त किए 
जाने के फलस्वरूप , सुश्री रेणुका मिश्रा , आईईएस ( 2003 ) , निदेशक , उच्चतर शिक्षा विभाग , शिक्षा मंत्रालय को 30-04-2022 ( अपराहन ) से 
कार्यमुक्त किया जाता है । 

रत्नेश कुमार गुप्ता , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , जनवरी 28 , 2023 ( माघ 8 , 1944 ) 


दिनांक 23 मई 2022 

सं . एफ.15-2999 / 2018 - स्था . – राष्ट्रपति , श्री सुव्रत कुमार प्रधान , आईईएस ( 2008 ) , उप सचिव , उच्चतर शिक्षा विभाग , शिक्षा 
मंत्रालय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को , डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/11/2018 - ईओ ( एमएम - ) दिनांक 18.05.2022 के 
अनुसार , 01.07.2021 से 29.04.2022 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ( आईआईपीए ) , नई दिल्ली में 47 वें एपीपीपीए पाठ्यक्रम अर्थात 
लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम में बिताई गई अवधि को छोड़कर , 17.05.2022 से आगे अर्थात 16.03.2023 तक 10 महीने की 
अवधि के लिए बढ़ाते हैं । 

रत्नेश कुमार गुप्ता , अवर सचिव 


सं . एफ.15-2970 / 2017 - ई -1 - राष्ट्रपति , श्री अनिल कुमार , आईटीएस ( 2000 ) , निदेशक , उच्चतर शिक्षा विभाग , शिक्षा मंत्रालय के 
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 06.06.2022 से 2 वर्ष की अवधि अर्थात 06.06.2024 तक या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , कार्मिक 
एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 4 / 9 / 2017 - ईओ ( एमएम -1 ) के अनुसार बढ़ाते हैं । 

रत्नेश कुमार गुप्ता , अवर सचिव 


[ भाग I— खण्ड 2 


दिनांक 14 जुलाई 2022 

सं . एफ . 15-2999 / 2018 - स्था . I- भाग ( 1 ) – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4 / 11 / 2018 - ईओ ( एमएम -1 ) 
दिनांक 06.07.2022 के अनुसरण में , वर्तमान में उच्चतर शिक्षा विभाग ( शिक्षा मंत्रालय ) में उप सचिव के रूप में कार्यरत श्री सुब्रत कुमार 
प्रधान , आईईएस ( 2008 ) को सेंट्रल स्टाफिंग योजना के तहत कुल पांच वर्ष के कार्यकाल अर्थात 16.03.2024 तक व्यक्तिगत उपाय के रूप में 
निदेशक के रूप में पुनः नामित किया जाता है । श्री सुव्रत कुमार प्रधान , आईईएस ( 2008 ) के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की गणना 
18.05.2018 से की जाती है । 

रत्नेश कुमार गुप्ता , अवर सचिव 


दिनांक 29 जुलाई 2022 

सं . ए -32011 / 15 / 2022 ई . I– कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा का . ज्ञा . संख्या 5 / 14 / 2022 - सीएस . । ( यू ) दिनांक 24.06.2022 
के अनुसार वर्ष 2004 से 2011 के लिए आयोजित समीक्षा डीपीसी के आधार पर , केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम 
उनके सामने दर्शाए गए वर्ष के लिए ग्रेड- I ( अवर सचिव ) की चयन सूची में शामिल किए गए है : 

क्र.सं. 

सीएसएल संख्या 
5604 

1 . 

2 . 

5694 

3 . 

6281 

4 . 

6040 

5 . 

6044 

6 . 

6160 

7 . 

6166 

8 . 

6209 

9 . 

6356 

10 . 

6390 


अधिकारी का नाम ( श्री / सुश्री ) 

टी . एस . रौतेला 


प्रेम प्रकाश गुप्ता 

सुभाष चंद शरू 

सुभाष चन्द्र 


भारत भूषण भगत 

अनुराग शर्मा 

अनिल भन्डूला 


विनोद कृष्ण वर्मा 

मल्लगुंडला श्रीधर 

बीरेंद्र कुमार सिंह 


चयन सूची ( यूएसएसएल ) 

2005 


2006 


2007 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्र.सं. 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 

16 . 

17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24 . 

25 . 

26 . 

27 . 

28 . 

29 . 

30 . 


अधिकारी का नाम ( श्री / सुश्री ) 

सुमन दीक्षित 

दीपा आनंद 

देवेंद्र कुमार शर्मा 

विभूति नारायण शुक्ल 

पाण्डे प्रदीप कुमार 

महेश कुमार मीना 

श्रीकला पी वेणुगोपाल 

महेश पाल सिंह 

भैरव दत्त 


सुनील कुमार बिस्वास 

सुधीर कुमार सामन्तराय 

संखा राय 

संतोष कुमार सिंह 

वीना डुंगा 

प्रवीर कुमार सक्सेना 

संदीप जैन 


भारत का राजपत्र , जनवरी 28 , 2023 ( माघ 8 , 1944 ) 


पार्थ कंसबनिक 

अनिल गैरोला 

दलबीर सिंह 

पी . के श्रीवास्तव 


सीएसएल संख्या 

6451 

6480 

6534 

6543 

6610 

6659 

6705 

6744 

6783 

6809 

6821 

6858 

6866 

6891 

6952 

6960 

7071 

7144 

7146 

7352 


श्री प्रमोद कुमार 

श्री प्रदिप्त कुमार बारिक 


चयन सूची ( यूएसएसएल ) 


विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 17 जनवरी 2023 


2008 


2009 


नियुक्ति की तारीख 

02.01.2023 
02.01.2023 


2010 


2. यूएसएसएल 2004 से 2011 में उपरोक्त अधिकारियों को शामिल करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के 
जरनैल सिंह बैच के अंतिम परिणाम और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष रिट याचिका संख्या 6597/2012 और 3003/2013 के 
अध्यधीन है और किसी भी संबंधित मामले में किसी अन्य सक्षम अदालत के आदेश और डीओपीटी के ओएम संख्या 5 / 14 / 2022- सीएस . । ( यू ) 
दिनांक 24.06.2022 में निर्धारित अन्य निर्देशों के अध्यधीन है । 

रत्नेश कुमार गुप्ता , अवर सचिव 


2011 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 20 जनवरी 2023 

सं . 32014 / 2 / 2022 / स्था . - II ( ख ) — राष्ट्रपति , निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीखों से 
और अगले आदेशों तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियमित आधार पर पे मैट्रिक्स के स्तर -7 में सामान्य केन्द्रीय सेवा , ग्रुप ' ख ' 
राजपत्रित , गैर - मंत्रिस्तरीय के सहायक अभियंता ( सिविल ) नियुक्त करते हैं : 

क्र . सं . 

अधिकारी का नाम 

1 . 

2 . 


97 


कमल किशोर , अवर सचिव 


सं . 57/2022 , फा.सं. 2-12 / 1 / 2023 - प्रशा || — श्री अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी , विद्युत मंत्रालय , अधिवर्षिता की आयु 

प्राप्त करने पर 31 जनवरी , 2023 को अपराह्न सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे । 

संजय कुमार , अवर सचिव 


98 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 28 , 2023 ( MAGHA 8 , 1944 ) 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 


[ PART I - SEC . 2 


New Delhi - 110001 , the 19th December 2022 

No. RS.42 / 1 / 22 / 165 - Perl Sec - RSS — The Hon'ble Chairman , Rajya Sabha is pleased to appoint Ms. Garima Jain , 
IRS ( 1996 ) , Commissioner of Income Tax in the Office of CBDT , as Joint Secretary in Level 14 of the Pay Matrix in the 
Rajya Sabha Secretariat on deputation basis for a period of three years , or until further orders , whichever is earlier . 

K. SUDHAKARAN , Director 


The 20th December 2022 

No. 

LAFEAS - PS13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 166 - Perl Sec - RSS — Shri Jayanta Kumar Mallick , who was earlier appointed to 
the grade of Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate on regular basis against a deputation vacancy w.e.f. 28th 
September , 2022 vide Notification No. LAFEAS - PS13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 126 - Perl Sec - RSS dated 28th September , 2022 , stands 
adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 17th December , 2022 and until further 
orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. LAFEAS - PS13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 167 - Perl Sec - RSS The Hon'ble Chairman has been pleased to appoint Shri 
Girija Shankar Prasad , Additional Director in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Director in the Secretariat in Level 
13 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules to officiate against a deputation vacancy on regular 
basis with effect from the forenoon of 17th December , 2022 and until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. LAFEAS - PS13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 168 - Perl Sec - RSS — Shri Ujjwal Kumar , who was earlier appointed to the grade 
of Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate on regular basis against a deputation vacancy w.e.f. 11th 
February , 2022 vide Notification No.LAFEAS - PS13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 18 - Perl Sec - RSS dated 11th February , 2022 , stands 
adjusted on proforma basis against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 17th December , 2022 
and until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. LAFEAS - PS13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 169 - Perl Sec - RSS - The Hon'ble Chairman has been pleased to appoint Shri 
Anurag Ranjan , Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Deputy Secretary in the Secretariat in Level 
12 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules to officiate against a deputation vacancy on regular 
basis with effect from the forenoon of 17th December , 2022 and until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. LAFEAS - PS13011 ( 11 ) / 1 / 2022 / 170 - Perl Sec - RSS - The Hon'ble Chairman has been pleased to grant fourth 
financial upgradation to Smt . Seema Khurana , Legislative / Committee / Protocol / Executive Officer , in accordance with the 
Career Progression Scheme , to pay Level 11 in the pay matrix with effect from 23rd November , 2022 and until further 
orders . 


2. The above financial upgradation shall be governed by the provisions of the Career Progression Scheme as per 
R & CS Order No. 4/2020 dated 14th August , 2020 . 


K. SUDHAKARAN , Director 


The 22nd December 2022 

No. RS.3 / 7 / 2022 / 172 - Perl . - The Hon'ble Chairman has been pleased to appoint Shri Rajeev Kumar , Joint Director 
( E & T ) in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Director ( E & T ) in the Secretariat in Level 13 in the Pay Matrix plus 
usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 17th December , 2022 and 
until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 28 , 2023 ( MAGHA 8 , 1944 ) 


99 


No. RS.3 / 7 / 2022 / 173 - Perl . Dr. Rajender Kumar , who was earlier appointed to the grade of Joint Director ( E & T ) in 
the Rajya Sabha Secretariat on in - situ basis w.e.f. 11.04.2019 vide Notification No. RS.3 / 7 / 2019 / 26 - Perl . dated 15th May , 
2019 stands adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 17th December , 2022 and 
until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


The 10th January 2023 

No. RS / 15 / 1 / 1 / 2022 / 4 - PERL — In terms of Section 19 ( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 , the Competent 
Authority has appointed Shri Sanjay Kumar Khursija , Joint Secretary ( E & T ) in the Rajya Sabha Secretariat as the Appellate 
Authority in that Secretariat w.e.f. 9th January , 2023 and until further orders . 

2. Notification No. LAFEAS - PS25011 ( 11 ) 1 / 2021 / 120 - Perl Sec - RSS dated 27th October , 2021 stands superseded . 
K. SUDHAKARAN , Director 


MINISTRY OF FINANCE 
( DEPARTMENT OF REVENUE ) 
New Delhi , the 19th December 2022 


The 16th January 2023 

No. RS.42 / 1 / 2022 / 5 - Perl — In pursuance of Notification No. RS.42 / 1 / 22 / 165 - Perl Sec - RSS dated 19th December , 
2022 , Ms Garima Jain , IRS ( IT : 1996 ) , Commissioner of Income Tax ( ITA ) in the Office of CBDT , Government of India , has 
assumed the charge of the Office of Joint Secretary in the Rajya Sabha Secretariat w.e.f. the forenoon of 16th January , 2023 . 
K. SUDHAKARAN , Director 


No. 85 : ( F.No.A.1901 1 / 24 / 2019 - Ad.I ) -Ms . Nidhi Sharma , an officer of Indian Revenue Service ( IT ) posted as 
CIT ( Vig . ) , CBDT in the Department of Revenue retired voluntarily from Government Service under Rule 43 of 
CCS ( Pension ) Rules , 2021 ( Erstwhile Rule 48 ( 1 ) & 48 ( A ) of the CSS ( Pension ) Rules , 1972 w.e.f. 15.12.2022 ( A.N ) . 

SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


The 2nd January 2023 

No. 01 : ( F.No.A.38014 / 06 / 2022 - Ad.I ) —Shri Mukesh Kumar Garg , an officer of the Central Secretariat Services 
posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.12.2022 ( AN ) on attaining 
the age of superannuation . 


SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


The 11th January 2023 

No. 2F.No.A - 12026 / 01 / 2021 - Ad.I - The President of India is pleased to appoint Shri Alok Kumar , IRS 
( C & IT : 2006 ) as Director ( Service Tax ) in Central Board of Indirect Taxes and Customs ( CBIC ) in the Department of 
Revenue , Ministry of Finance on deputation basis for a period of five years with effect from 15.06.2022 ( F / N ) or until further 
orders , whichever is earlier . 


SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


No. 3 : F.No.A - 12026 / 01 / 2021 - Ad.I — The President of India is pleased to appoint Shri Raghavendra Pal Singh , IRS 
( C & IT : 2008 ) as Director ( CX - I ) in Central Board of Indirect Taxes and Customs ( CBIC ) in the Department of Revenue , 
Ministry of Finance on deputation basis for a period of five years with effect from 21.06.2022 ( F / N ) or until further orders , 
whichever is earlier . 


SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


MINISTRY OF ENVIRONMENT , FOREST AND CLIMATE CHANGE 
New Delhi - 110003 , the 3rd November 2022 

No. 18012 / 03 / 2021 - IFS - II — In exercise of the powers conferred by Rule 3 ( 2 ) of the Indian Forest Service 
( Probation ) Rules , 1968 as amended from time to time , the Central Government hereby confirms the following twenty - seven 


100 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 28 , 2023 ( MAGHA 8 , 1944 ) 


( 27 ) RR IFS Officers of 2005 Batch in the Indian Forest Service , with effect from the date they completed 2 years from the 
date of their joining in IFS , as below : 


SI . No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


Name of Probationers ( Sh./Ms./Smt . ) 

AMIT VERMA 

ANOOP K.R. 

CHANDA RAM MEENA 

E. VIKRAM 


GEORGI P. MATHACHEN 

K. GEETHANJALI 

K. PRADEEPA 

K. SASI KUMAR 

K.T. HANUMANTHAPPA 

KHYATI MATHUR 

KRISHNA DEO PRASAD SAHU 

M. YOGAJAYANAND 


MANEESH MITTAL 

NEHA VERMA 

PAWAN KUMAR AGRAHARI 

PRADEEP SINGH 


R. PADMAWATHE 

S. DINESH KANNAN 

S. JAGADEESAN 

S. VENKATACHALAM 


[ PART I - SEC . 2 


SANDEEP KUMAR 

SARITA KUMARI 

SUNIL PANWAR 

SURABHI RAI 

SUVASISH DAS 


V.S. SENTHIL KUMAR 

VISHAL CHAUHAN 

2. The confirmation is subject to the condition that in case , at any stage , it is found that any Certificate / Document / 
Testimonial / Character and Antecedents Report / Police Verification Report ( PVR ) etc. as furnished by the officer ( s ) having a 
bearing on their eligibility is not in order , then confirmation in service of that / those officer ( s ) is / are liable to be cancelled 
forthwith without prejudice to any punitive action under the relevant rules . 


MAHENDRA YADAW , Under Secretary 


The 23rd November 2022 

No. 24012 / 01 / 2021 - IFS - II The President is pleased to accept the Technical Resignation tendered by Shri Amit 
Jain , IFS , 2019 batch , Madhya Pradesh Cadre from IFS w.e.f. 25.12.2020 ( A / N ) , consequent to his appointment in Indian 
Police Service on the basis of result of CSE , 2020 . 


MAHENDRA YADAW , Under Secretary 


MINISTRY OF AYUSH 

New Delhi - 110023 , the 20th December 2022 

No. A - 12011 / 2 / 2022 - E - I - Consequent upon the recommendations of the Union Public Service Commission vide 
Letter No. F.1 / 151 ( 71 ) / 2019 - R - I / SPC - II dated 22.03.2022 , the President is pleased to appoint the following candidates to the 
post of Medical Officer / Research Officer ( Homoeopathy ) ( Group ‘ A ’ , Gazetted ) in the Pay Level - 10 of the revised pay 


PART I - SEC . 2 ] 


1 

2 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 28 , 2023 ( MAGHA 8 , 1944 ) 


matrix as per 7th CPC ( pre - revised pay scale of Rs . 15600-39100 / - ( PB - 3 ) with Grade pay of Rs . 5400 ) plus NPA in the 
Ministry of Ayush with effect from the dates as mentioned against each : 

S. No. 

Name of the candidate 


UPSC Roll 
Number 

4894 

2734 


Harshit Garg 

Susmita Kumari 


Community 


GEN 

OBC 


101 


Date of Joining 


02.11.2022 ( FN ) 

04.11.2022 ( FN ) 

ABDUL SADIQ KHAN , Under Secretary 


The 31st December 2022 

No. A - 19012 / 3 / 2020 - E - II - Consequent upon attaining the age of superannuation , Sh . Dalip Kumar , ( Central 
Secretariat Service ) , presently working as Section Officer in the Ministry of Ayush has retired from Government Service 
from the afternoon of 31st December , 2022 . 


MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE ) 


ABDUL SADIQ KHAN , Under Secretary 


MINISTRY OF EDUCATION 
( DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION ) 
New Delhi , the 28th March 2022 


New Delhi , the 17th January 2023 

No. 4-1 / 2021 - Extn . 

Consequent upon the approval of Competent Authority , the deputation tenure of Sh . Khalikar 
Shripad Manikrao , Agriculture Development Officer , Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries 
Department of Government of Maharashtra , in the post of Joint Director ( Extension ) , General Central Services , Group ' A ' 
Gazetted in the Level 11 ( Rs . 67,700-2,08,700 ) in Directorate of Extension , Department of Agriculture & Farmers Welfare , 
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare is extended for a period of two years w.e.f. 09.10.2022 ( FN ) or untill further 
orders , whichever is earlier . Other terms and conditions of his deputation shall remain unchanged . 


D. PONNI , Under Secretary 


No. F. 15-3197 / 2021 - E.I - Consequent upon her appointment as CEO / DG , National Anti - Doping Agency ( NADA ) 
under Department of Sports , vide DoPT's communication No. 33 / 04 / 2022 - EO ( SM - I ) dated 24.03.2022 , Ms. Ritu Sain , IAS 
( CG : 2003 ) presently working as Director in the Department of School Education & Literacy , is relieved of her duties w.e.f. 
the forenoon of 28.03.2022 to enable her to take up her new assignment in National Anti - Doping Agency ( NADA ) . 

RATNESH KUMAR GUPTA , Under Secretary 


The 26th April 2022 

No. A - 32011 / 01 / 2022 - E.I - Consequent upon her regular promotion to Junior Administrative Grade ( JAG ) of Indian 
Economic Service ( IES ) in Level - 12 of the Pay Matrix vide Department of Economic Affairs ' Order No. P - 2 / 2022 dated 
11.04.2022 issued from File No. 13016 / 1 / 2020 - IES ( Pt - I ) and assumption of charge of the post on 20.04.2022 ( FN ) , the 
President is pleased to appoint Ms. Anu Jain , IES ( 2012 ) , as Joint Director in Department of School Education & Literacy , 
Ministry of Education w.e.f. forenoon of 20th April 2022 . 


RATNESH KUMAR GUPTA , Under Secretary 


The 29th April 2022 

No. F.15-3004 / 2018 - E.I — In pursuance of DoPT's O.M. No. 4 / 17 / 2018 - EO ( MM - I ) dated 07-04-2022 , accepting 
request for premature repatriation to parent cadre to avail the benefit of promotion and being relieved from IIPA , New Delhi 
after completion of 47th APPPA Course ( 2021-22 ) vide order dated 29/04/2022 , Ms. Renuka Mishra , IES ( 2003 ) , Director in 
the Department of Higher Education , Ministry of Education , is relieved of her duties w.e.f. 30-04-2022 ( AN ) . 

RATNESH KUMAR GUPTA , Under Secretary 


102 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 28 , 2023 ( MAGHA 8 , 1944 ) 


The 23rd May 2022 

No. F.15-2999 / 2018 - E.I — The President is pleased to extend the tenure of Central deputation of Shri Subrat Kumar 
Pradhan , IES ( 2008 ) , Deputy Secretary , in the Department of Higher Education , Ministry of Education for a period of 10 
months beyond 17.05.2022 i.e. upto 16.03.2023 , by exclusion of the period spent in the 47th APPPA Course i.e. Advanced 
Professional Programme in Public Administration at Indian Institute of Public Administration ( 11PA ) , New Delhi from 
01.07.2021 to 29.04.2022 , in terms of DoPT O.M. No. 4 / 11 / 2018 - EO ( MM - I ) dated 18.05.2022 . 

RATNESH KUMAR GUPTA , Under Secretary 


No. F.15-2970 / 2017 - E.I - The President is pleased to extend the tenure of Central Deputation of Shri Anil Kumar , 
ITS ( 2000 ) , Director in the Department of Higher Education , Ministry of Education for a period of two years beyond 
06.06.2022 i.e. upto 06.06.2024 or until further orders whichever is earlier , in terms of DoPT O.M. No. 4 / 9 / 2017 - EO ( MM - I ) 
dated 13.05.2022 . 


S. 
No. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 

16 . 

17 . 

18 . 


The 14th July 2022 

No. F.15-2999 / 2018 - E.I - Part ( 1 ) —In pursuance of DoPT's O.M. No. 4 / 11 / 2018 - EO ( MM - I ) dated 06.07.2022 , the 
post of Deputy Secretary presently held by Shri Subrat Kumar Pradhan , IES ( 2008 ) in the Department of Higher Education 
( Ministry of Education ) is re - designated as Director , w.e.f. 07.07.2022 as a measure personal to him for a period up to 
16.03.2024 i.e. total tenure of five years under the Central Staffing Scheme . Shri Subrat Kumar Pradhan , IES ( 2008 ) counts 
his central deputation tenure w.e.f. 18.05.2018 . 


Name of the Officer 
( Shri / Ms ) 

T. S. Rautela 

Prem Prakash Gupta 

Subhash Chand Sharu 

Subhash Chander 

Bharat Bhushan Bhagat 

Anurag Sharma 

Anil Bhandula 

Vinod Krishan Verma 

Mallagundla Sridhar 

Birendra Kumar Singh 

Suman Dixit 

Deepa Anand 

Devendra Kumar Sharma 


RATNESH KUMAR GUPTA , Under Secretary 


The 29th July 2022 

No. A - 32011 / 15 / 2022 - E.I — On the basis of Review DPCs conducted for the year 2004 to 2011 , as conveyed by 
Department of Personnel & Training vide O.M. No. 5 / 14 / 2022 - CS.I ( U ) dated 24.06.2022 , the names of following officers of 
Central Secretariat Service have been included in Select Lists of Grade - I ( Under Secretary ) for the year as indicated against 
each of them : 


Vibhuti Narain Shukla 

Pandey Pradeep Kumar 

Mahesh Kumar Meena 

Sreekala P Venugopal 

Mahesh Pal Singh 


RATNESH KUMAR GUPTA , Under Secretary 


CSL No. 


[ PART I - SEC . 2 


5604 

5694 

6281 

6040 

6044 

6160 

6166 

6209 

6356 

6390 

6451 

6480 

6534 

6543 

6610 

6659 

6705 

6744 


Select List 
( USSL ) 

2005 


2006 


2007 


2008 


2009 


PART I - SEC . 2 ] 


S. 

No. 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24 . 

25 . 

26 . 

27 . 

28 . 

29 . 

30 . 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 28 , 2023 ( MAGHA 8 , 1944 ) 


Name of the Officer 

( Shri / Ms ) 

Bherav Dutt 

Sunil Kumar Biswas 

Sudhira Kumar Samantaray 

Sankha Roy 

Santosh Kumar Singh 

Veena Dunga 

Praveer Kumar Saxena 

Sandeep Jain 

Partha Kansabanik 

Anil Gairola 

Dalbir Singh 

P. K. Srivastava 


Sr. No. 

1 

2 


CSL No. 


6783 

6809 

6821 

6858 

6866 

6891 

6952 

6960 

7071 

7144 

7146 

7352 


Name of the Officer 

Shri Pramod Kumar 

Shri Pradipta Kumar Barik 


Select List 
( USSL ) 


2010 


2011 


2. The inclusion of above officers in USSLs 2004 to 2011 is subject to final outcome of the Jarnail Singh batch of 
cases pending before Hon'ble Supreme Court and writ Petitions No. 6597/2012 and 3003/2013 before the Hon'ble High Court 
of Delhi and subject to order of any other competent court in any connected matter and other instructions as stipulated in 
DOPT's O.M. No. 5 / 14 / 2022 - CS.I ( U ) dated 24.06.2022 . 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS 
New Delhi , the 20th January 2023 

No. 32014 / 2 / 2022 / Estt . - II ( B ) —The President is pleased to appoint the following Senior Technical Assistants as 
Assistant Engineer ( Civil ) , of General Central Service , Group ' B ' Gazetted , Non - Ministerial in Pay Level - 7 of Pay 
Matrix on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways , with effect from the dates mentioned against each 
and until further orders . 


103 


RATNESH KUMAR GUPTA , Under Secretary 


Date of appointment 


02.01.2023 

02.01.2023 


KAMAL KISHORE , Under Secretary 


MINISTRY OF POWER 

New Delhi , the 17th January 2023 

No. 57/2022 , F.No.2-12 / 1 / 2023 - Adm.II . On attaining the age of superannuation , Shri . Anil Kumar Sharma , 
Section Officer , Ministry of Power shall retire from Government Service in the afternoon of 31st January , 2023 . 

SANJAY KUMAR , Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली- 110054 द्वारा ई - प्रकाशित 

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


JAGANATHA Digilally signed by 

N ANANTHA KUMAR 
KUMAR 


JAGANATHAN ANANTHA 


Date : 2023.01.28 09.07.19 
+05 : 30 


